पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2010- 2012. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 

जी . 2 -22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. 
भिलाई , दिनांक 30 -5 - 2001. " 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमाक 222 ] 


रायपुर , गुरुवार , दिनांक 12 अगस्त 2010 श्रावण 21 , शक 1932 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 11 अगस्त 2010 


- 


अधिसूचना 


. कमांक F-1 - 40 /18/2009. - - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , नगर पंचायत विश्रामपुरी, जिला बरतर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा 
अवधारित करता है : 


1 . 


विश्रामपुरी नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है . 


2 . 


यह अधिसूचित करता है, कि ऐसे त्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा. .. 


अनुसूची 


• 


वार्ड क्रमांक 
. . ( 1 ) 


वार्ड का नाम । 

( 2 ) .. 


. . 


मां दन्तेश्वरी वार्ड 


. 


2 .. 


जवाहरलाल नेहरू वाई . . 
नेताजी सुभाषचन्द्र वार्ड 
जय बुढाडेव वार्ड 


. 


. 


. 


, 443 


. . . . 


444 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 अगस्त 2010 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) 


. .. 


महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव वार्ड 
प्रियदर्शिनी इंदिरा वार्ड 
रानी दुर्गावती वार्ड 
चंद्रशेखर आजाद वार्ड 
सरदार भगत सिंह वार्ड 


लक्ष्मी बाई वार्ड 


मां शीतला वार्ड 


अंटल बिहारी बाजपेयी वार्ड 


.. 


शिवमंदिर वार्ड 


14 . . 


महात्मा गांधी वार्ड 


15. 


वीरनारायणसिंह वार्ड 


. . . विश्रामपुरी नगर पंचायत के वार्डों की चतुस्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक -1 . मां दन्तेश्वरी वार्ड : 


उत्तर में : रामदयाल के मकान के उत्तर पश्चिम कोने से होते हुए पूर्व की ओर विनोद के मकान होते हुए खरगांव सरहद तक . 
पूर्व में . - खरगांव सरहद के दक्षिण पूर्व कोने से होते हुए हीरालाल एवं लच्छु के मकान होकर छेडूराम के मकान तक. 
दक्षिण में - . छेडूराम के मकान से पश्चिम की ओर फूलसिंह के मकान होते हुए नथेला के मकान तक . 
पश्चिम में - . . . नथेला के मकान से होते हुए उत्तर की ओर आमागुहान सरहद होते हुए रामदयाल के मकान उत्तर पश्चिम कोने तक . 


वार्ड क्रमांक - 2 


जवाहरलाल नेहरू वार्ड : 


उत्तर में . . . नगर के उत्तर पश्चिम कोने से सरहद ग्राम रावस जिला कांकेर से होते हुए भीमसेन का मकान-पारा रोगाडीही तक. 
नगर के उत्तर पश्चिम कोने से माहट TOTRA जिला मे टोले : 

. 
. पूर्व में - पारा रोगाडीही से उत्तर पूर्व कोने पर से आमाडीही पक्की सड़क बैजनपुरी पहुंच मार्ग राऊत पारा होते हुए खरगांवपारा कच्ची गली .. 

स्कूल पारा प्रा . शा , मा . शा . होते हुए राजू के मकान तक . .. 
दक्षिण में - - राजू के मकान से पश्चिम की ओर जिर्रापारा तक. . 

पश्चिम में - जिर्रापारा से उत्तर की ओर शीतलापारा होते हुए देवस्थल ( देवकोट ) होते हुए बाजारपारा वार्ड सीमा मिलान बिन्दु उत्तर पश्चिम कोना 
. . . . . . . के सरहद ग्राम रावस जिला कांकेर तक . ... 


। 


वार्ड क्रमांक - 3 , नेताजी सुभाष चन्द्र वार्ड : .. .. 


उत्तर में - - नगर के उत्तर पश्चिम कोने खरगांव पारा सरहद से पूर्व की ओर ग्राम खल्लारी सरहद तक . . . 
पूर्व में - ग्राम खल्लारी सरहद के उत्तर पूर्व कोने पर से दक्षिण की ओर सरहद ग्राम पिटेचुआ होते हुए आमाडीही तक. 

दक्षिण में . . . आमाडीही से पश्चिम की ओर चंद्रशेखर गली होते हुए डीहीपारा प्रा . शा. प्लाटपारा आमाडीही तक. . 
- पश्चिम में - . . प्लाटपारा आमाडीही से उत्तर की ओर सरहदीपारा खरगांव के वार्ड सीमा मिलान बिन्दु उत्तर पश्चिम कोना खरगांव पारा तक . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 अगस्त 2010 


444 ( 1 ) 


. 


- 


. . 


वार्ड क्रमांक - 04 जयबुढ़ादेव वार्ड 
- 1. उत्तर में : - फरसू के मकान के उत्तर पश्चिम कोने से होते हुए पूर्व की ओर बैसाखू के मकान तक । 
. 2 पूर्व में : - बैसाखू के मकान के दक्षिण पूर्व कोने से होते हुए पटेल के नलकूप नकः । 

3. दक्षिण में : - पटेल के नलकूप से पश्चिम की ओर रायसिंह के मकान होते हुए कृष्णा के मकान तक । 
4. पश्चिम : कृष्णा के मकान से होते हुए उत्तर की ओर दूंखाराम का मकान प्रा०शा होते हुए फरसू के 

मकान तक ! 


.. 


वार्ड क्रमांक – 05 महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव वार्ड 
1 . उत्तर में : - फगनू के मकान से उत्तर पूर्व की ओर जयलाल के मकान होते हुए सरू के दुकान तक । 
2. पूर्व : - सरू के दुकान के दक्षिण पूर्व कोने से होते हुए दक्षिण की ओर गुड़ेराम एवं हीरोबाई के 

मकान तक । 
3. दक्षिण में : - हीरोबाई के मकान से पश्चिम की ओर होते हुए भीमा एवं रामबती के मकान तक । 
4. पश्चिम में : - भीमा के मकान से होते हुए उत्तर की ओर फगनू के मकान के उत्तर पश्चिम कोने तक । 


H5M 


वार्ड क्रमांक - 06 प्रिय दर्शिनी इंदिरावार्ड 
1. उत्तर में :- नगर के उत्तर पश्चिम कोने में मंशाराम के मकान के पूर्व की ओर बैंजनपुरी से आमाडीही 

पक्की सड़क पहुंच मार्ग से होते हुए राऊतपारा, आमाडीही, प्लाटपारा तक । 
2 . पूर्व में : आमाडीही प्लाटपारा से उत्तर पूर्व कोने पर से जंगलपारा विश्रामपुरी होते हुए गरांजीडीही के 

___ • सरहद तक । 
3. दक्षिण में : - गरांजीडीही सरहद से पश्चिम की ओर पुजारीपारा होते हुए सनऊ पिता नाथू के मकान 

तक । 
4. पश्चिम में : - सनऊ पिता नाथू के मकान से उत्तर की ओर कच्ची गली होते हुए वार्ड सीमा के मिलान 

बिन्दु उत्तर पश्चिम कोने के मंशाराम के मकान तक | 


वार्ड क्रमांक – 07 रानी दुर्गावती वार्ड 
1 . उत्तर में : - रामप्रसाद के मकान के उत्तर पश्चिम से होते हुए पूर्व की ओर मंगल के मकान से होते हुए 

. . एवं सुरेन्द्र के मकान होते हुए. रतीराम के मकान तक । 
2 . पूर्व में :- रतीराम के मकान के दक्षिण पूर्व कोने से होते हुए दक्षिण की ओर चाली के मकान होते हुए 

हीरा के मकान तक । 
· · 3. दक्षिण में : - हीरा के मकान से पश्चिम की ओर लखू के मकान होते हुए रोयदास के मकान तक । 
4. पश्चिम में :- रोयदास के मकान होते हुए पश्चिम की ओर कच्ची सड़क से होकर रामप्रसाद के मकान 

उत्तर पश्चिम कोने तक । 


444 ( 2 ) 


. 


. . ... .. . छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 अगस्त 2010 


वार्ड क्रमांक - 08 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 
1. उत्तर में : - हल्बापारा सुकदास के मकान से रेवतीबाई के मकान से होते हुए कमर दास के मकान तक । 
2. पूर्व में :- कुंवर दास के मकान से होते हुए दक्षिण की ओर सीधे सड़क होते हुए विलास के मकान 

तक । 
3. दक्षिण में : - विलास के मकान से जैसाराम के मकान से होते हुए बीरबल के मकान तक । 
4. पश्चिम में : - बीरबल के मकान से लच्छनदास के मकान होते हुए दुखाराम के मकान से पश्चिम उत्तर की 
. . . ओर हलबापारा सुकदास के मकान तक | . 


. 


. 


वार्ड क्रमांक - 09 सरदार भगतसिंह वार्ड 
1. उत्तर में : - चन्दूलाल के मकान के उत्तर पाश्चम कोने से होते हुए पूर्व की ओर मनोरंजन भवन से होते . . 

हुए सगाराम के मकान तक । 
2. पूर्व में : - सगाराम के मकान से दक्षिण पूर्व कोने से होते हुए दक्षिण की ओर सुखदास एवं रामचरण के 

मकान तक । 
3. दक्षिण में : - रामचरण के मकान से पश्चिम की ओर बिजनाबाई , बाबूदास के मकान से होते हुए पगडंडी... . 

- मार्ग से अंजोर के मकान तक । 
4. पश्चिम में :- अंजोर के मकान से होते हुए उत्तर की ओर पुरन दास के मकान से चन्दूलाल के मकान 

तक । 
वार्ड क्रमांक - 10 लक्ष्मीबाई वार्ड 
1. उत्तर में :- . नगर के उत्तर पश्चिम कोना में स्थित रस्सु पिता उसरी के घर से फुलसिंह मरकाम के घर 

. . . होते हुए सोनी कालोनी रामा मरकाम के घर तक । 
. : 2. पूर्व में : - रामा मरकाम के घर से दक्षिण की ओर बाजार स्थल गली सड़क सुलेमान के घर तक एवं 

... वन परिक्षेत्र कालोनी एवं वीरेन्द्र शोरी पिता रामनाथ के घर तक । . . 
3. दक्षिण में :- वीरेन्द्र शोरी पिता रामनाथ के घर से बाजार स्थल हाते हुये पक्की सड़क होते हुये पश्चिम . 

. . की ओर मंडी प्रांगण तक । 
4. पश्चिम में :- नगर के पश्चिम दिशा में मंडी प्रांगण से सोमारी बाई पति बैसाखू एवं बिमल दास मानिकपुरी 

के घर से होते हुए तुलाराम निषाद के घर से रस्सु पिता उसरी के घर तक । 
वार्ड क्रमांक – 11- मां शीतला वार्ड 
1 . उत्तर में : - नगर के उत्तर पूर्व में खल्लारी रास्ता से मानसिंह के मकान होते हुए महाप्राण के मकामा 
तक ! 

. 
2 . पूर्व में : - महाप्राण के मकान से दक्षिण की ओर जसवंत ठाकुर एवं भुनेश्वर के मकान से होते हुए . .. 

_ . किशोर की मकान तक । 
3. दक्षिण में :- किशोर की मकान से राधे, बरसु, हिरालाल के भकान होते हुए हेमलाल , मेघनाद छेदीलाल के 

मकान से होते हुए भगवान सिंह का मकान तक । . . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त 2010 


__ 444 ( 3 ) 


· 4. पश्चिम में :- भगवान सिंह का मकान से जी . आर. कोमरे के मकान होते हुए बंशीराम के मकान से गिरधारी 

. होटल से पक्की रास्ता पार कर खल्लारी रास्ते में मानसिंह के मकान तक | . . 


. 


.. वार्ड क्रमांक - 12 . अटलबिहारी वाजपेयी वार्ड 
. . . 1. उत्तर में :- पुराना थाना के उत्तर पश्चिम कोना से पूर्व की ओर बोरई रोड होते हुए अटल चौक कामता 

. . . प्रसाद के मकान से लम्बोदर पिता जयलाल ठाकुर के मकान तक | 
2. पूर्व में : - लम्बोदर पिता जयलाल ठाकुर के मकान के उत्तर पूर्व कोना से होते हुए दक्षिण दिशा की 

ओर मनि जर पारा से बावनपुरी सी. सी . पक्की रोड मंगल पिता दशरथ के मकान के बाद 

रजूलाल पिता दशरथ के मकान तक । 
3. दक्षिण में : - रजूलातः पिता दशरथ के मकान के दक्षिण पूर्व कोना से पश्चिम की ओर सुकमन पिता छेरका 

का मकान से होते हुए लोमश बैरागी का मकान से इतवारीन पति दशरथ के मकान तक | 
4. पश्चिम में : - इतवारीन पति दशरथ के मकान के दक्षिण पश्चिम कोना से उत्तर की ओर नरसिंह पिता 

कोंदा के मकान होते हुए मयाराम पिता तिहारू का मकान के बाद वार्ड सीमा मिलान बिन्दु 
पुराना थाना तक । 


वार्ड क्रमांक - 13 शिवमंदिर वार्ड , 
1. उत्तर में : - नगर के उत्तर पश्चिम कोने में सुखराम यादव पिता महाराजी का अंडा दुकान के पूर्व की 

ओर प्रवीण साहू का किराना दुकान प्राथमिक लघु वन उपज समिति का हालर मिल आदि , 
पशु, चिकित्सालय , सामुदायिक सांस्वास्थ्य केन्द्र आई. टी . आई प्रशिक्षण केन्द्र से लेम्पस 

कार्यालय के उत्तर पूर्व तकं । 
2 . पूर्व में : लेम्पस कार्यालय के उत्तर पूर्व कोने पर से दक्षिण की ओर चंद्रशेखर कश्यप पिता बी. आर. 

कश्यप का शासकीय आवास होते हुए, उपस्वास्थ्य केन्द्र , पटवारी आवास आर.ई. एर .. क्वार्टर, 
कन्या छात्रावास महावीर पिता चैनसिंह का मकान, हाई स्कूल प्रयोग शाला शिव नेताम पिता 

तुलसी का मकान से दक्षिण की ओर पुराईनबाई पति पंचम का मकान तक । 
3. दक्षिण में : - पुराईनबाई पति पंचम का मकान से पश्चिम की ओर मंगलू पिता झोलू का मकान होते हुए 

गुरूकुल कम्प्यूटर , हर्षवीणा पति प्रमोद का मकान भगवानी पिता मंगल का मकान से पश्चिम 

की ओर राकेश साहू का आवासीय मकान तक । 
4. पश्चिम में : - राकेश साहू का आवासीय मकान से उत्तर की ओर काजू प्लाट होते हुए वार्ड सीमा के 

मिलान बिन्दु उत्तर पश्चिम कोना के सुखराम यादव पिता महाराजी का अंडा दुकान तक । 


444 ( 4 ) 


.. . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 अगस्त 2010 . . 


- 


- 


- 


- 


- 


वार्ड क्रमांक - 14 महात्मागांधी वार्ड 
1. उत्तर में : - नाऊराम के मकान के उत्तर पश्चिम कोने से होते हुए पूर्व की ओर पक्की सड़क से होकर 

. फटकी के मकान तक । 
2. पूर्व में :- फटकी के मकान के दक्षिण पूर्व कोने से होते हुए दक्षिण की ओर मंगल के मकान तक । 
3. दक्षिण में : - मंगल के मकान से पश्चिम की ओर पगडंडी रास्ता से होते हुए सोनसिंह के मकान तक । 
4 . पश्चिम : 

सोनसिंह के मकान से होते हुए चरणसिंह बिसनाथ एवं सुकलाल के मकान होते हुए उत्तर 
की ओर नाऊराम के मकान तक | 


वार्ड क्रमांक -- 15 वीरनारायणसिंह वार्ड 
1. उत्तर में : - मंडली के पास नाले से बनसिंह का मकान होते हुए धनीराम का मकान तक । 
2. पूर्व मे : - धनीराम के मकान से काना के मकान होते हुए मनसु के मकान तक । 
3. दक्षिण में : - मनसु के मकान से रामलाल के मकान से पक्की सड़क होते हुए पश्चिम की ओर स्कुल 

. . तक | . . 
4 . पश्चिम में : - स्कुल से उत्तर की ओर मंडली के पास नाले तक । 


. . 


. 


. . . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार , 

. हेमंत पहारे, उप सचिव .. 


रायपुर , दिनांक 11 अगस्त 2010 


क्रमांक एफ -1 - 40 /18/ 2009 . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
- एफ - 1 - 40 / 18/ 2009 दिनांक 11 - 08 - 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार , 

हेमंत पहारे , उप सचिव. 


ETHN 1645 , Parich 12 371T 2010 


444 ( 5 ) 


Raipur , the 11th August 2010 


NOTIFICATION 


No. F - 1-40 / 18 /2009. - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 29 of the Chhattisgarh 
Municipalities Act, 1961 (No . 37 of 1961) the State Government, hereby determine the extent of wards of Nagar 
Panchayat Vishrampuri, Distt.-Bastar as per Schedule given below : 


Divide the Nagar Panchayat Vishrampuri in to 15 wards and define the limit of all such wards 
as per schedule . 
Notified that ore member shall be elected for every ward . 


SCHEDULE 


No. of wards 


Name of wards 


(2 ) 


Maa Danteshwari Ward 


Jawaharlal Nehru Ward 


Netaji Subhash Chandra Ward 


Jai Budhadev Ward 


Maharaja Pravirchandra Bhanjdev Ward 


Priyadarshini Indira Ward 


Rani Durgawati Ward 


Chandra Shekhar Azaad Ward 


Sardar Bhagat Singh Ward 


Laxmibai Ward 


Maa Sheetla Ward 


Atal Behari Bajpayee Ward 


Shivmandir Ward 


. Mahatma Gandhi Ward 


. 15 . 


Veer Narayan Singh Ward 


444 (6 ) 


: 


BAHT 1198 , fahia 12 37 


2010 


MNR 


. 


. 


NAGAR PANCHAYAT VISHRAŇPURI 
DESCRIPTION ON QUADRATE BORDFRS OF THE WARDS 
WARD NO . 01 (MAA DÄNTESHWARI WARD ) 
In North : From North - East corner of Ramdayal s House towards East at Vinod s 

Home to the border of Khargaon . 
In East : Via South - East corner of Khargaon border to the home of Hiralal and 

Lachchhu up to the home of Chheduram . 
In South: Towards the West of Chhdeduram s home to Phoolsingh s home up to 

... Nathela s home. . 
In West : Via Nathela home to the Aamaguhan border of North upto the North - West 

corner of Ramdayal s house . 


. WARD NO . 02 ( JAWAHAR LAL NEHRU WARD ) 
In North : From the North -West corner of the town to the border village Ravas Distt 

Kanker upto Bhimsen s home s at Para Rogadihi. 
. : In East: At North - East corner of the Rogadihi to Aamadihi Pakki Sadak to 

Baijanpuri Road to Khargaon Para to Kachchi Gali School Para via Raout 

Para to Raju s home via Primary and Middle School. 
In South : . Towards West from Raju s home to Jirrapara . 
In West : Towards North from Jirrapara to Bazarpara ward Border point via 

Sheetalapar via Devkot, up to the North West corner s border Village Ravas 
Distt Kanker . . 


WARD NO . 03 (NETAJI SUBHASH CHANDRA WARD ) 
In North : : Khrgaon Para border at North - West corner of town up to Khallari Border in 

the East. : 
.: In Last: From North -East corner of Khallari Border towards South up to Aamadihi 

via border village Pitechua . 
In South : Toward West from Aamdihi up to Dihipara Primary School Plot Para 

Aamidihi via Chandrashekhar Street. : 
: In West: Towards North of Plot Para Aamadihi to the border point pare of Khargaon. 

up to North -East corner Khargaon Para . 


. : : 


WARD NO . 04 ( JÄI BUDHADEV WARD ) 
In North : Via North -West corner of Farsu s home towards East at-Baisakhu s home. 
In East: Via South - East corner of Baisakhu s home up to Patel s Bore well.: : .. 
In South : - Towards East of Patel s "Bore well to Krishna s home via Raisingh s home. . 
In West: Towards North at Dukharam s home, from Krishna s home to Farsu ’s home 
nyia: Primary School, 

matematica : : : : : . 


. 


VIA 


GIANT 174997 , Pastich 12 3401349 2010 


444 ( 7 ) 


WARD NO . 05 (MAHARAJA PRAVIRCHANDRA BHANJDEV WARD ) 


In North : 
· In East : 


From North of Fagnu s Home up to Saru s Shop via Jailal s home 
From South East corner of Saru s Shop to the south at Guderam and 
Hirobai s home. 
Via west side of Hirobai s home up to Bheema s & Rambati s home. 
From Bheema s home to Fagnu s home at North up to North -West corner . 


In South : 
In West: 


WARD NO . 06 (PRIYADARSHINI INDIRA WARD ) 


In North : 


lak . 


In East: 


In North -west corner of town to East ofMansharam s home to Baijanpuri 
up to Aamadihi to Raut Para, Aamadihi plat para via Pakki Sadak . 
From Aamadihi plat para to the North - East corner at Garanjidihi border via 
Jungle Para Vishrampuri . 
From Garanjidihi Border to the west at Sanau S / O Nathu s home via 
Pujaripara 
Towards the North of Sanau S/o Nathu s home to the border point at 
Mansharam s home at North West corner via Kachchi Gali at North . 


In South : 


In West: 


WARD NO . 07 (RANI DURGAWATI WARD ) 


In East: 


Via Ramprasad s home at North West to the East up to Ratiram s home via 
the East from Mangal s home and Surendra s home. 
From the South East of Ratiram s home up to Heera s home via Chali s 
home to the South .. 
Towards the West of Heera s home to Roydas home via Lakhu s home. 
From the West of Royda s home to the North West corner of Ramprasad s 
hoem via kachchi Sadak . 


In South : 
In West : 


WARD NO . 08 (CHANDRASHEKHAR AZAAD WARD ) 


In North : 
In East: 


In South : 


From Halbapara Sukhdas home to Kunwar Das home via Revtibai s home. 
From Kunwar Das s home to Vilas s home via strait Road to the South . 
From Vilas s home to Beerbal s home via Jaysaram s home. 
From Beerbal s home to the North West corner of Dukharam s home via 
Lachchhna Das s home to Halbapara Sukhdas home. 


In West: 


444 ( 8 ) 


: . ..* : 


tsYX; faith 12 3116T 2010 


YA 


WARD NO : 09 . (SARDAR BHAGAT SINGH WARD ) 
in North : From North West corner of Chandulal s home towards East up to Sagaram s 

home via Manoranjan Bhawan . .. . . 
In East : From South : East corner of Sagaram s home towards south up to at Sukhdas 

and Ramcharan s home. 
In South : Towards the South of Ramcharan s home upto Anjor s home via Pagdandi 

Märg Bijnabai and Babudas homė. 
In West : From Anjor s home to the North to the Purandas s home via Chandulal s 

homë. ? 
WARD NO : 10 (LAXMIBAI WARD ) . .. 


V 


7 . 


Behin59setembre 


:r1 


: 


LEONI 


2 


Frön Kassu Slo Usri home at the North West corner of the town up to the 

hónre of Rama Markatñ åt Soni Colóny via Phoolsingh Markam s home. 
In East: Pewards South From Rama Markam s home tů Bazar spot Gail Sädäk to 

Šuleman s home and Forest range colony and Virendra Shori S /o Rainhath s 
home. : 

. . . . . . 
In South : . From Virendra Shofi Šlo Ramnath s home towards West trie Mandi ground 

by Pakki Sadak via Bazar spot to . ; . 
In West: In the West of the town, from the Mandi Ground to . Tularam Nishad s home 

. . to Rassu S/O Usri via at South Corner up to via Somaribai W /OBaisakhu 

and Vimal Das Manikpuri s home. 


WARD NO . 11 (MAA SHEETLA WARD ) 


In North : 


In East : 


In South : - 


At North East of town, from Khallari Marg to Mahapran s home via 
Mansingh : horne . 
From Malapran s home towards South at Kishor s home via Jaswant Thakur 
& Phuneshwar s home. 
From Kishor s home to Bhagwansingh s home via Radhe, Barsu , Hiralal, 
Hemlal,Meghnath , Chhedilal s home. . . 
From Bhagwansingh s home to Barshi Rami s l. ome via G . R . Komre s home 
to Girdhari s Hotel, to Mansirgh s home at Khaliari Marg by crossing Pakki 
Sådak . 


In West : 


. 


. . 


: 


: 


: 


HIT TEVI, Farid 12 37TTET 2010 


444 ( 9) 


- 


- 


WARD NO . 12 (ATAL BEHARI BAJPAYEE WARD ) 


In North : 


In East : 


In South : 


Toward North West corner to Old Thalia toward east via Borai Road to Atal 
Chowk Kamta Prasad s home to Lambodar $10 Jailal Thakur s home. 
Via North East corner Lambodiar. S / O Jailal Thakur home to the South 
Manijar para to . Bawanpuri CC Road to Mangal $ /0 Dashrath home to 
Rajulal S /O Dashrath s home. 
From Rajulal S /O Dashrath home at South East corner towards West 
Sukman S /O Chherka bone to Lomesh Bairagi s home to Itwarin WIO 
Dashrath home. . 
From Itwairn W /O Dashrath home at South -West corner toward North at 
border Old Thana via Narsingh SO Konda home & up to Mayaram S/ O 
Tiharu s home. 


In West: 


F 


. . 


WARD NO . 13 ( SHIVMANDIR WARD ) 
Ir. North : Froin Sukhram Yadav egg shop at North West corner of the town to the east 

Pravin Sahu general store, Howler Mill , Vetenary Hospital , Community 

Health Center , ITI up to the North East corner of Lamps Office . 
In East : From North Easi corner of Lamps Office to the south Chandrashekhar s 

Kashyap s/o B .R . Kashyap Govr . Quarter to Health centre , patwari Quarter , 
RES Quarter, Girls Hostel , Mahavir s /o Chainsing home, High School 
laboratory , Shiv Netam s/o Tulsi home to the south up to Purainbai wlo 

Pancham home. 
In South : Toward West from Purainbai wlo Pancham s home to Bhanglu S /O Jholu 

home Gurukul Computer , Harshveena w /o Pramod s hoem Bhagwani W / O 

Bhangal home to the West up to Rakesh Sahu home. 
In West : From Rakesh Sahu s Residential quarter to the North at Kaaju Plat to Ward 

border point North West corner at up to Sukhram Yadav S / O Maharaji s 
Egg shop . 


WARD NO . 14 (MAHATMA GANDHIWARD ) 
In North : From North West corner of Nauram s Home to the East up to Fatki s home 

via Pakki Sadak . 
. In East: From South East corner of Fatki s home towards south up to Mangal s 

höne. 
In South : Towards the West-of Mangals home to Sonșingh s: home:via pagdandi road . 
In West : From Sonsingh s home to the east up to home of Nauram via Charansing 

Bisniàth and Suklal s home. 


444 ( 10 .) 


ESTANTE 1751951, Fanica 12 371147 2010 


NA 


M 


o 


WARD NO . 15 (VEER NARAYANSINGH WARD ) 


In North : 
In East : 
In South : 

: 
In .West: 


From Near Nala at Mandali to Dhaniram s home via Bansingh s home. 
From Dhaniram home to Mansu s home via Kana s home. 
From Mansu s home towards South to the via School Ramalal s home by 
crossing Pakki Sadak . 
From the school towards North to near Nala at Mandali. . . . 


: 


: 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

HEMANT PAHARE, Deputy Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010. 


